. 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 16, 1983 (SRVN . 25, 1905 SAKA) 


1563 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


. 


दिनांक 9 अगस्त , 1983 


क्रमांक 963 - ज ( II )-83/25643.-- श्री राम प्रशाद , पुत्र श्री हजारी, गांम खेड़ी खुमार , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक 24 अप्रैल, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) 
( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम प्रशाद को मुग्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे 
हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1459-ज-(II) -74/42260, दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज-(I) -79/44040 ,दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसको विधवा श्रीमती चन्द्रो देवी के नाम खरीफ 
1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


- 


फमाल 961 -ज-II - 83/ 25651 .-- श्री हीरा लाल, पुत्र श्री डोब राम, गांव खेड़ो पासरा, तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक , की दिनांक 12 जुलाई. 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वो पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 4 एवं 2( ए) ( 1 ) 
तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की गई गारियों का प्रयोग करते हु भो हीरा लाल को मुश्लिग 350 रुपये वार्षिक की जागीर जो 
उसे पंजाब / हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1477,-जे . एन.-( III ) -66/3035 , दिनांक 22 जून , 1966, अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - पार-III - 70/ 29 505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तया 1789 • ज( I)79/44040,दिक 

30 अक्तूबर , 
1979 द्वारा मंजूर की गई ", अब उसको विधवा श्रीमती सरती में नाम रवी , 1933 से 350 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

कमांक 973 -ज ( II ) -83/25657.-- श्री भरतु राम , पुत्र श्री गलजारी राम, गांव खरकग गर , तहसील सफीदों , जिला 
जीन्द, की दिनांक 12 दिसम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यरानपूर्वीपंजाब युद्ध, उसकार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक. संशोधन किया गया है) को धारा 4 एवं 
2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरतु राम को मुन्तिा 300 मये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 727 -ज-( II ) •71 / 32395 , दिनांक 21 अक्तूबर , 
1971 तया अधिसूचना क्रमांक 1189 -जे- (I)-19/4 4040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा- मंजूर का गई थो , प्रध 
उसकी विधवा श्रीमती फूलो देवी के नाम खरीफ , 1983 से 300 करो वार्षिक को दर से पतर में . दो गई शो के 
अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


टी ० पार ० तुली , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


CO -OPERATION DEPARTMENT 


The 1st August , 1983 
No. 5585 - C -II- 83/ 24797. - The Governor of Haryana is pleased to nominate Shri Surya Parkash 
Arya, son of Shri Kundan Lal, H. No. 170/7, Safidon (Jind ) as a Member for the first Committee of 
the Jind Cooperative Sugar Mills Ltd., Jind District, Jind constituted , vide Haryana Government notifi 
cation No. 10443- C -11-82/ 37332, dated 21st October, 1982. 

No. 5585 - C - 11-83/ 24800. - The Govergor of Haryana is pleased to nominato Shri Hari Krishan , Advo 
cate V and P.O. Gangatheri, District Jind, as a member for the first committee of the jind Cooperative Sugar 
Mills Ltd. , Jind District, Jind constituted vide, -H : ryana Government Notification No. 10443-2-11-82/ 
37332, dated 21st October , 1982 . 


KULWANT SINGH , 
Financial Commissioner and Secretary to Goveromont, Haryana , 

Co - operation Department. 


